सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 आषाढ़ , 19 3 8 ( श० ) 


संख्या 532 राँची , बुधवार , 


29 जून , 20 16 ( ई०) 


उद्योग विभाग 


. . . . . . . . . . 


अधिसूचना 
27 अप्रैल, 2016 


संख्या. सिविण्सि| GIS Roadmap/ 16- 2016( खण्ड | -SWS/ 60-- झारखण्ड राज्य में पूँजी निवेश को 
प्रोत्साहित एवं निवशकों को आकर्षित करने हेतु ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट , 2016 आयोजित करने का निर्णय 
लिया गया है । ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट , 2016 के सफल संचालन हेतु नियमित पर्यवेक्षण/ सुझाव आदि प्राप्त 
करने के उद्देश्य से Steering Committee एवं GIS Organizing Committee के गठन का निर्णय लिया गया है, जो 
निम्नवत् है. 

( क ). Steering Committee : 
i. मुख्य सचिव 

अध्यक्ष 
ii . अपर मुख्य सचिव, उद्योग , खान एवं भूतत्व विभाग सदस्य सचिव 
iii. अपर मुख्य सचिव, योजना सह वित्त विभाग 

सदस्य 
iv . प्रधान सचिव ,उर्जा विभाग 

सदस्य 
v. प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग सदस्य 
vi. प्रधान सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग 

सदस्य 
vii . सचिव, सूचना प्रोद्यौगिकी एवं ई गर्वनेंस विभाग 

सदस्य 
viii . निदेशक उद्योग 


सदस्य 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 29 जून , 2016 
ix. प्रभारी पदाधिकारी ,सिंगल विंडो सिस्टम , 
उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग 

सदस्य 


सदस्य 


(T ). GIS Organizing Committee: 

i. अपर मुख्य सचिव, उद्योग , खान एवं भूतत्व विभाग सदस्य सचिव 
ii. अपर मुख्य सचिव, योजना सह वित्त विभाग 

सदस्य 
iii . प्रधान सचिव , उर्जा विभाग 

सदस्य 
iv . प्रधान सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग 

सदस्य 
v. सचिव , पर्यटन , कला संस्कृति, खेल एवं युवा कार्य विभाग सदस्य 
vi. निदेशक उद्योग 

सदस्य 
vii . नगर आयुक्त , राँची 

सदस्य 
viii . उपायुक्त , राँची 
ix. प्रभारी पदाधिकारी,सिंगल विंडो सिस्टम , 
उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग 

संयोजक 
GIS की Organizing Committee की अध्यक्षता सदस्यों में से वरीयतम सदस्य के द्वारा की जाएगी । 
1. Steering Committee का मुख्य कार्य GIS के आयोजन संबंधी प्रगति की मासिक समीक्षा करना, इसके 

ससमय आयोजन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश देना , Knowledge Partner / Event Partner | Media, PR & 
Design Agency तथा विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना एवं GIS से संबंधित अन्यान्य कार्य 

सम्पादित करना है । 
2. GIS Organizing Committee का मुख्य कार्य GIS के आयोजन संबंधी प्रगति की पाक्षिक समीक्षा करना, 

इसके ससमय आयोजन हेतु आयोजन स्थल/ मुख्य अतिथि तथा वक्ताओं का निर्धारण करना, विभिन्न 
दूतावासों/ व्यवसायिक संगठनों से संपर्क स्थापित करना, आयोजन संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश देना , 
Knowledge Partner / Event Partner | Media, PR & Design Agency तथा विभागों के बीच समन्वय 
स्थापित करना एवं GIS से संबंधित अन्यान्य कार्य सम्पादित करना है । 
उक्त पर माननीय मुख्य मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 
यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 
आदेशः. आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को झारखण्ड सरकार के असाधारण राजपत्र में जन 
साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

डा0 माधव शरण सिंह, 
संयुक्त निदेशक- सह संयुक्त सचिव 
उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 5 3 2 – 50 । 


